निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 पौष 1936 ( श ० ) 
पटना, 

बुधवार , 7 जनवरी 2015 


( सं ० पटना 33 ) 


जल संसाधन विभाग 


अघिसूचना 


6 नवम्बर 2014 


सं 0 22 / नि ०सि ०(डि 0) -14-08 / 2014 / 1644_श्री गोविन्द प्रसाद, ( आई0 डी0-3948) तत्कालीन अवर 
प्रमण्डल पदाधिकारी, दुर्गावती दाया तट नहर अवर प्रमण्डल सं0-3, मल्हीपुर शि o- चेनारी द्वारा स्वेच्छापूर्वक अनुपस्थित 
रहने, सरकारी कार्य का निष्पादन नहीं करने, नियंत्रण पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं 
नियंत्रण पदाधिकारी के विरूद्ध झुठा एवं अनर्गल आरोप लगाने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय 
अधिसूचना सं0-754 दिनांक 12.6.14 द्वारा निलंबित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) 
नियमावली 2005 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया । 

श्री गोविन्द प्रसाद से निलंबन से मुक्त करने हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित 
करने हेतु पूर्ण साक्ष्य की प्राप्ति में विलम्ब को दृष्टिगत रखते हुए मामले की अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षा 
की गई । सम्यक समीक्षोपरान्त श्री गोविन्द प्रसाद, ( आई0 डी0-3948) निलंबित अवर प्रमण्डल पदाधिकारी को इस शर्त 
के साथ निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया है कि निलंबन मुक्ति का कोई 
प्रतिकूल प्रभाव श्री प्रसाद के विरूद्व संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा । 

उक्त निर्णय के आलोक में श्री गोविन्द प्रसाद, ( आई0 डी0-3948 ) निलंबित अवर प्रमण्डल पदाधिकारी को 
तत्काल प्रभाव से इस शर्त के साथ निलंबन से मुक्त किया जाता है कि निलंबन मुक्ति का कोई प्रतिकूल प्रभाव इनके 
विरूद्ध संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही पर नहीं पड़ेगा । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ), 7 जनवरी 2015 
2. निलंबन अवधि के वेतनादि के बिन्दु पर निर्णय श्री प्रसाद के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के तहत संचालित की जाने वाली विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त 
लिया जाएगा । 

उक्त आदेश श्री गोविन्द प्रसाद, ( आई0 डी0-3948) तत्कालीन अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, दुर्गावती दाया तट 
नहर अवर प्रमण्डल सं0-3, मल्हीपुर शि o- चेनारी सम्प्रति मुख्यालय मुख्य अभियन्ता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, 
पटना को संसूचित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 


मोहन पासवान , 


सरकार 


अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय 

मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 33-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


